निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 672) पटना , सोमवार , 31 जुलाई 2017 


. 


सं० 08 / आरोप - 01 - 330 / 2014 - 8003 / सा0प्र0 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

4 जुलाई 2017 
श्री रवि रंजन कुमार गुप्ता, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक - 1061 / 11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, दरभंगा 
सदर के विरूद्ध सैरातो की बंदोबस्ती में अनियमितता बरतने के आरोपों के लिए कार्रवाई की अनुशंसा आयुक्त, दरभंगा 
प्रमंडल , दरभंगा के पत्रांक - 1444 दिनांक 28. 12. 2013 द्वारा की गई । विभागीय पत्रांक 2323 दिनांक 18.02.2014 द्वारा 
श्री गुप्ता से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी । इस क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 27.01.2015) की 
प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 3028 दिनांक 24.02.2015 द्वारा आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा से मंतव्य की 
मांग की गयी । उक्त स्तर से प्राप्त मंतव्य ( पत्रांक - 397 दिनांक 17.04. 2015 ) में श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण को स्वीकार 
योग्य नहीं बताया गया । 

2. तदोपरांत उक्त आरोपों पर कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी , दरंभगा से आरोप, प्रपत्र - क की मांग की 
गयी । इस क्रम में जिला पदाधिकारी , दरभंगा के पत्रांक - 333 दिनांक 15.02. 2016 द्वारा आरोप, प्रपत्र - क प्राप्त हुआ । 
जिसके आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र - क पुनर्गठित करते हुए पत्रांक 6749 दिनांक 12.05.2016 द्वारा श्री 
गुप्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । इस क्रम में समर्पित स्पष्टीकरण (दिनांक 30.05. 2016 ) में श्री गुप्ता ने उल्लेख 
किया कि समाहर्ता, दरभंगा के ज्ञाप संख्या - 643 दिनांक 26.02.2013 के आलोक में 50,000 / - रूपये से अधिक सुरक्षित 
जमा राशि वाले सैरातो की बंदोबस्ती की गयी तथा बंदोवस्ती के उपरांत बंदोवस्त सैरातो की सूची समाहर्ता को भेज दी 
गयी । सैरातो की बंदोबस्ती हेतु उन्होंने आम सूचना निर्गत किया था । 

3. विभागीय स्तर पर समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि श्री गुप्ता ने सैरातों की बन्दोवस्ती हेतु समाचार 
पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराया । वस्तुतः डाक की तिथि एवं बंदोवस्ती की सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित 
करायी जानी जाहिए थी । परन्तु आरोपित पदाधिकारी ने स्थानीय स्तर पर आम सूचना निर्गत कर सैरातो की बंदोवस्ती 
कर दी । व्यापक प्रचार / प्रसार के बिना एवं सरकार के निदेश का बिना पालन किये सैरातों की बंदोवस्ती करने के लिए 
श्री गुप्ता दोषी पाये गये । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 31 जुलाई 2017 
अतएव सम्यक विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली, 2005 के नियम - 14 के तहत श्री रवि रंजन कुमार गुप्ता, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक - 1061 / 11 के 
विरूद्ध निम्नलिखित लघु शास्ति अधिरोपित की जाती है: 

( क ) निदंन ( आरोप वर्ष 2012 - 13) । 

( ख ) एक वेतन वृद्धि की असंचयी प्रभाव से रोक । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

__ राम बिशुन राय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )672 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic.in 


